सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 662 


19 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार, 

____ 10 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

____ 15 जून , 2016 
संख्या -1/ विविध-826/ 2016 का .- 5013 -- प्रमण्डलीय आयुक्त , संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका- सदस्य 
सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बाबा बैद्यनाथ-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार श्री बालेश्वर सिंह , 
भा. प्र. से. ( झाः2000 ) को बाबा बैद्यनाथ- बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम -2015 की कंडिका 
13 के प्रावधान के आलोक में श्रावणी मेला की समाप्ति तक श्रावणी मेला सहित तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधन हेतु दंड 
प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित 
किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 662 – 50 | 


